निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 192 ) 


19 वैशाख 1933 ( शO ) 
पटना, सोमवार , 9 मई 2011 


सं0 2 / सी0 - 10177 / 2006 - सा0प्र0 - 3722 

सामान्य प्रशासन विभाग 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


संकल्प 


5 अप्रील 2011 
श्री बृज राज राय (बि0प्र0से0 ), कोटि क्रमांक 552 / 08, तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना को 
निगरानी थाना कांड संख्या 048 / 2006 का अभियुक्त बनाये जाने एवं इस संदर्भ में इन्हें गिरफ्तार कर दिनांक 06 
सितम्बर 2006 को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिये जाने के फलस्वरूप इन्हें सरकार के निर्णयानुसार बिहार 
सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 (1) (ग ) में विहित प्रावधान के तहत 
विभागीय संकल्प संख्या 10759 दिनांक 23 अक्तूबर 2006 द्वारा अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया । 

2. श्री राय द्वारा दायर अवमाननावाद संख्या 1538 / 2009 में माननीय उच्च न्यायालय , पटना के 
Observation के आलोक में इनके विरुद्ध चल रहे आरोपों पर सरकार के स्तर से विचार किया गया । विचार के 
क्रम में इनकी निलंबन अवधि लगभग पाँच वर्ष होने एवं इनके विरुद्ध कोई गबन का मामला प्रतिवेदित नहीं होने को 
ध्यान में रखते हुए इन्हें तत्कालिक प्रभाव से निलंबन मुक्त करते हुए इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित 
करने का निर्णय लिया गया । 

___ 3. तद्नुसार श्री बृज राज राय (बि0प्र0से0 ), कोटि क्रमांक 552 / 08 , तत्कालीन जिला परिवहन 
पदाधिकारी, पटना को तात्कालिक प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है । 

4. इनकी निलंबन अवधि के वेतन भत्तो के भुगतान के संबंध में निगरानी थाना कांड एवं विभागीय 
कार्यवाही के फलाफल के उपरांत निर्णय लिया जायेगा । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 9 मई 2011 
____ 5. श्री राय के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने से संबंधित संकल्प अलग से निर्गत किया 
जा रहा है । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय 

तथा इसकी प्रति श्री बृज राज राय (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 552 / 08 तत्कालीन जिला परिवहन 
पदाधिकारी, पटना सम्पति मुख्यालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा का कार्यालय एवं अन्य संबंधित को 
दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

अजय कुमार सिन्हा, 
विशेष कार्य पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 192- 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic.in 


